निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 498 ) 


1 श्रावण 1932 ( श ) 
पटना, शुक्रवार, 23 जुलाई 2010 


कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग 


अधिसूचना 

17 मार्च 2010 
सं0 12 / प० ( क0 ) - 1003 / 10 का0 - 2523 — बिहार प्रशासनिक सेवा के पुनर्गठन के फलस्वरूप राजस्व 
विभाग के अन्तर्गत भूमि सुधार उप – समाहर्त्ता का पद अब वेतनमान् रु0 10, 000 - 15,200 से वेतनमान् रु० 
8000 - 13,500 ( अपुनरीक्षित ) में अवक्रमित हो जाने के कारण वर्तमान में पदस्थापित निम्नांकित भूमि सुधार उप 
समाहर्ताओं की वितनमान् रु0 10 ,000 - 15, 200 में ) सेवाएँ वापस लेते हुए उनके नाम के सामने स्तम्भ - 4 में अंकित 
पद पर दिनांक 01 अप्रील 2010 के प्रभाव से पदस्थापन हेतु उनकी सेवाएँ अगले आदेश तक संबंधित विभाग को 
सौंपी जाती है: 
क्रम | पदाधिकारी का नाम , कोटि वर्तमान पदस्थापन 

पद एवं संबंधित विभाग 
क्रमांक एवं गृह जिला 

2 
| श्री देवेन्द्र कुमार सबिता, भूमि सुधार उप - समाहर्ता, जिला कल्याण पदाधिकारी के पद पर 
( 572 / 08, नालंदा) किशनगंज सदर । पदस्थापन हेतु सेवा अनु0जाति एवं 

अनु0जन - जाति कल्याण विभाग में । 
श्री गुलाब चन्द , 

भूमि सुधार उप - समाहर्ता, जिला कल्याण पदाधिकारी के पद पर 
( 580 / 08, उ0प्र0 ) फूलपरास ( मधुबनी) । | पदस्थापन हेतु सेवा अनु0जाति एवं 

अनु0जन - जाति कल्याण विभाग में । 
| श्री रामाशीष राम , 

भूमि सुधार उप - समाहर्ता, जिला कल्याण पदाधिकारी के पद पर 
(581 / 08, सीतामढ़ी) दाउदनगर ( औरंगाबाद) पदस्थापन हेतु सेवा अनु0जाति एवं 

अनु0जन - जाति कल्याण विभाग में । 
4 | श्री उपेन्द्र नाथ पाण्डेय , भूमि सुधार उप - समाहर्ता, जिला कल्याण पदाधिकारी के पद पर 
( 606 / 08 , सारण ) हथुआ , ( गोपालगंज) । पदस्थापन हेतु सेवा अनु0जाति एवं 

अनु0जन - जाति कल्याण विभाग में । 
5 | श्री सच्चिदानन्द चौधरी, भूमि सुधार उप - समाहर्ता, जिला कल्याण पदाधिकारी के पद पर 
( 609 / 08, अररिया ) | धमदाहा ( पूर्णियाँ) । पदस्थापन हेतु सेवा अनु0जाति एवं 

अनु0जन जाति कल्याण विभाग में । 


बिहार गजट ( असाधारण ), 23 जुलाई 2010 


क्रम पदाधिकारी का नाम, कोटि वर्तमान पदस्थापन 

पद एवं संबंधित विभाग 
क्रमांक एवं गृह जिला 
2 

3 
6 | श्रीमती जगजीत कौर घई , भूमि सुधार उप - समाहर्ता, जिला कल्याण पदाधिकारी के पद पर 
( 651 / 08, दिल्ली ) हाजीपुर सदर । 

पदस्थापन हेतु सेवा अनु0जाति एवं 

अनु0जन - जाति कल्याण विभाग में | 
श्री मो0 बशीर, 

भूमि सुधार उप - समाहर्ता, जिला कल्याण पदाधिकारी के पद पर 
( 685 / 08, पू0 चम्पारण ) डेहरी ( सासाराम ) । पदस्थापन हेतु सेवा अनु0जाति एवं 

अनु0जन - जाति कल्याण विभाग में । 
8 | श्री अरूण कुमार झा , भूमि सुधार उप - समाहर्ता, जिला कल्याण पदाधिकारी के पद पर 
(704 / 08 , मोतिहारी) वीरपुर ( सुपौल) । पदस्थापन हेतु सेवा अनु0जाति एवं 

अनु0जन - जाति कल्याण विभाग में । 
9 श्रीमती निवेदिता राय, भूमि सुधार उप - समाहर्ता, जिला कल्याण पदाधिकारी के पद पर 
(735 / 08, मधुबनी) खगड़िया सदर । 

पदस्थापन हेतु सेवा अनु0जाति एवं 

अनु0जन - जाति कल्याण विभाग में । 
10 | श्री आमोद कुमार शरण , भूमि सुधार उप - समाहर्ता, जिला कल्याण पदाधिकारी के पद पर 
( 765 / 08, सारण) त्रिवेणीगंज ( सुपौल) । पदस्थापन हेतु सेवा अनु0जाति एवं 

अनु0जन - जाति कल्याण विभाग में । 
11 श्री सुशील कुमार 

भूमि सुधार उप - समाहर्ता, जिला कल्याण पदाधिकारी के पद पर 
( 820 / 08, खगड़िया ) पटना सदर । 

पदस्थापन हेतु सेवा अनु0जाति एवं 

अनु0जन - जाति कल्याण विभाग में । 
श्री रामशंकर , 

भूमि सुधार उप - समाहर्ता, जिला कल्याण पदाधिकारी के पद पर 
( 822 / 08 , पटना) गया सदर । 

पदस्थापन हेतु सेवा अनु0जाति एवं 

अनु0जन - जाति कल्याण विभाग में । 
13 | श्री शेषनाथ सिंह , 

भूमि सुधार उप - समाहर्ता, जिला कल्याण पदाधिकारी के पद पर 
( 829 / 08, रोहतास ) कटिहार सदर । 

पदस्थापन हेतु सेवा अनु0जाति एवं 

अनु0जन जाति कल्याण विभाग में । 
14 | श्री सुशांत कुमार, 

भूमि सुधार उप - समाहर्ता, जिला कल्याण पदाधिकारी के पद पर 
(1123 / 08, गया ) बखरी ( बेगूसराय) । पदस्थापन हेतु सेवा अनु० जाति एवं 

अनु0जन - जाति कल्याण विभाग में । 
15 | श्री शिवेन्द्र नाथ त्रिपाठी, भूमि सुधार उप - समाहर्ता, जिला पंचायत राज पदाधिकारी के पद पर 

( 268 / 08, भोजपुर ) रक्सौल,(पूर्वी चम्पारण ) । पदस्थापन हेतु सेवा पंचायत राज विभाग में । 
16 | श्री राजेन्द्र कुमार, 

भूमि सुधार उप - समाहर्ता, जिला पंचायत राज पदाधिकारी के पद पर 
( 700 / 08, पटना ) 

वायसी ( पूर्णियाँ ) । पदस्थापन हेतु सेवा पंचायत राज विभाग में । 
| श्री अजय कुमार सिन्हा भूमि सुधार उप - समाहर्ता, जिला पंचायत राज पदाधिकारी के पद पर 
( 710 / 08, गोपालगंज ) हिलसा, (नालंदा) । पदस्थापन हेतु सेवा पंचायत राज विभाग में । 
श्री दयानन्द मिश्रा, 

भूमि सुधार उप - समाहर्ता, जिला पंचायत राज पदाधिकारी के पद पर 
( 770 / 08, भागलपुर ) डुमराँव , (बक्सर ) । पदस्थापन हेतु सेवा पंचायत राज विभाग में । 
| श्री रामेश्वर पाण्डेय 

भूमि सुधार उप - समाहर्ता, । जिला पंचायत राज पदाधिकारी के पद पर 
( 771 / 08 , कैमूर) बाढ़ , ( पटना) । 

पदस्थापन हेतु सेवा पंचायत राज विभाग में । 
20 | श्री मदन मोहन सिंह , भूमि सुधार उप - समाहर्ता, जिला पंचायत राज पदाधिकारी के पद पर 

( 823 / 08 , रोहतास ) आरा सदर, (भोजपुर ) । पदस्थापन हेतु सेवा पंचायत राज विभाग में । 
| श्री सुनील कुमार, भूमि सुधार उप - समाहर्ता, जिला पंचायत राज पदाधिकारी के पद पर 

(1045 / 08, पटना) मुजफ्फरपुर (पूर्वी) । पदस्थापन हेतु सेवा पंचायत राज विभाग में । 
22 श्री मो0 गुफरान अहमद , भूमि सुधार उप - समाहर्ता, जिला आपूर्ति पदाधिकारी के पद पर 
( 430 / 08, दरभंगा) भभुआ । 

पदस्थापन हेतु सेवा खाद्य एवं उपभोक्ता 

संरक्षण विभाग में । 
| श्री अर्जुन रजक , 

भूमि सुधार उप - समाहर्ता, जिला आपूर्ति पदाधिकारी के पद पर 
( 589 / 08 , भागलपुर) सीतामढी पश्चिमी । पदस्थापन हेतु सेवा खाद्य एवं उपभोक्ता 

संरक्षण विभाग में । 
| श्री शैलेन्द्र कुमार त्रिपाठी, | भूमि सुधार उप - समाहर्ता, जिला आपूर्ति पदाधिकारी के पद पर 
( 630 / 08, पटना) मोहनियाँ ( कैमूर) । पदस्थापन हेतु सेवा खाद्य एवं उपभोक्ता 

संरक्षण विभाग में । 


21 


बिहार गजट ( असाधारण ), 23 जुलाई 2010 


क्रम । पदाधिकारी का नाम, कोटि वर्तमान पदस्थापन 

पद एवं संबंधित विभाग 
क्रमांक एवं गृह जिला 
2 

4 
25 | श्री ईश्वर चन्द्र शर्मा, भूमि सुधार उप - समाहर्ता, | जिला आपूर्ति पदाधिकारी के पद पर 
( 686 / 08, पटना) बिहारशरीफ , ( नालंदा) । पदस्थापन हेतु सेवा खाद्य एवं उपभोक्ता 

संरक्षण विभाग में । 
26 | श्री अशोक कुमार त्रिपाठी, भूमि सुधार उप - समाहर्ता, जिला आपूर्ति पदाधिकारी के पद पर 
( 697 / 08, उ0प्र0 ) बेतिया सदर । 

पदस्थापन हेतु सेवा खाद्य एवं उपभोक्ता 

संरक्षण विभाग में । 
27 | श्री कृष्णा मोहन प्रसाद , भूमि सुधार उप - समाहर्ता, जिला आपूर्ति पदाधिकारी के पद पर 
( 707 / 08, भागलपुर) बगहा, ( प0 चम्पारण ) । पदस्थापन हेतु सेवा खाद्य एवं उपभोक्ता 

संरक्षण विभाग में । 
28 | श्रीमती इन्दु सिंह , 

भूमि सुधार उप - समाहर्ता, जिला आपूर्ति पदाधिकारी के पद पर 
(746 / 08, पटना ) चकिया,(पूर्वी चम्पारण ) । पदस्थापन हेतु सेवा खाद्य एवं उपभोक्ता 

संरक्षण विभाग में । 
29 श्री सच्चिदानंद सिंह , भूमि सुधार उप - समाहर्ता, जिला आपूर्ति पदाधिकारी के पद पर 
(761 / 08, जहानाबाद ) गोगरी, ( खगड़िया) । पदस्थापन हेतु सेवा खाद्य एवं उपभोक्ता 

संरक्षण विभाग में । 
30 श्री संजय कुमार उपाध्याय | भूमि सुधार उप - समाहर्ता, जिला आपूर्ति पदाधिकारी के पद पर 
(766 / 08, प0 चम्पारण ) । पूर्णियाँ सदर । 

पदस्थापन हेतु सेवा खाद्य एवं उपभोक्ता 

संरक्षण विभाग में । 
31 | श्री अखिलेश कुमार झा , भूमि सुधार उप समाहर्ता, जिला आपूर्ति पदाधिकारी के पद पर 
(768 / 08, भागलपुर) सहरसा सदर । 

पदस्थापन हेतु सेवा खाद्य एवं उपभोक्ता 

संरक्षण विभाग में । 
32 | श्री मो0 अंसार अहमद , भूमि सुधार उप - समाहर्ता, जिला आपूर्ति पदाधिकारी के पद पर 
(769 / 08, दरभंगा) सिवान सदर । 

पदस्थापन हेतु सेवा खाद्य एवं उपभोक्ता 

संरक्षण विभाग में । 
33 | श्री राजकुमार सिन्हा, भूमि सुधार उप - समाहर्ता, | जिला आपूर्ति पदाधिकारी के पद पर 
(773 / 08 , मुजफ्फरपुर ) शिवहर सदर । 

पदस्थापन हेतु सेवा खाद्य एवं उपभोक्ता 

संरक्षण विभाग में । 
34 | श्री ललित कुमार दास , भूमि सुधार उप - समाहर्ता, जिला आपूर्ति पदाधिकारी के पद पर 
( 796 / 08, मधुबनी ) समस्तीपुर सदर । | पदस्थापन हेतु सेवा खाद्य एवं उपभोक्ता 

संरक्षण विभाग में । 
35 | श्री दुर्गानन्द झा , 

भूमि सुधार उप - समाहर्ता, | जिला आपूर्ति पदाधिकारी के पद पर 
( 818 / 08, सहरसा ) उदाकिशुनगंज,(मधेपुरा । पदस्थापन हेतु सेवा खाद्य एवं उपभोक्ता 

संरक्षण विभाग में । 
36 | श्री राजेश कुमार, 

भूमि सुधार उप - समाहर्ता, जिला आपूर्ति पदाधिकारी के पद पर 
(1042 / 08, रोहतास ) औरंगाबाद सदर । 

पदस्थापन हेतु सेवा खाद्य एवं उपभोक्ता 

संरक्षण विभाग में । 
37 | श्री प्रमोद कुमार, 

भूमि सुधार उप - समाहर्ता, जिला आपूर्ति पदाधिकारी के पद पर 
(1053 / 08 , औरंगाबाद ) सासाराम सदर । 

पदस्थापन हेतु सेवा खाद्य एवं उपभोक्ता 

संरक्षण विभाग में । 
38 | श्री सुबोध कुमार चौधरी, भूमि सुधार उप - समाहर्ता, जिला आपूर्ति पदाधिकारी के पद पर 
(1055 / 08, नवादा) महुआ ( वैशाली) । पदस्थापन हेतु सेवा खाद्य एवं उपभोक्ता 

संरक्षण विभाग में । 
39 | श्री अविनाश कुमार , भूमि सुधार उप - समाहर्ता, जिला आपूर्ति पदाधिकारी के पद पर 
( 1124 / 08, पटना) बक्सर सदर । 

पदस्थापन हेतु सेवा खाद्य एवं उपभोक्ता 

संरक्षण विभाग में । 
40 | श्री सदन लाल जमादार भूमि सुधार उप - समाहर्ता, । जिला परिवहन पदाधिकारी के पद पर 

( 505 / 08 , कटिहार ) फारबिसगंज ( अररिया ) । पदस्थापन हेतु सेवा परिवहन विभाग में । 
41 | श्री इन्दूभूषण सहाय , भूमि सुधार उप - समाहर्ता, | जिला परिवहन पदाधिकारी के पद पर 

( 587 / 08, पटना) जगदीशपुर,(भोजपुर ) । पदस्थापन हेतु सेवा परिवहन विभाग में । 


HHHHHHHHHHHHHHH 


बिहार गजट ( असाधारण ), 23 जुलाई 2010 


वर्तमान पदस्थापन 


पद एवं संबंधित विभाग 


3 


क्रम पदाधिकारी का नाम, कोटि 
क्रमांक एवं गृह जिला 

2 
42 | श्री शिव शंकर मिश्र 

( 607 / 08 , सुपौल ) 
श्री नरेन्द्र कुमार झा , 

( 621 / 08 , सीतामढ़ी) 
44 | श्री पुरूषोत्तम ओझा, 

( 626 / 08, भोजपुर) 
45 | श्री सुरेन्द्र झा , 

( 699 / 08, मधुबनी) 
श्री जय कुमार द्विवेदी , 

( 723 / 08, कटिहार ) 
47 | श्री रंजीत प्रसाद सिंह , 

(740 / 08, भागलपुर) 
48 | श्री अजय कुमार पाण्डेय , 

( 756 / 08, भोजपुर ) 
49 | श्री आशुतोष कुमार वर्मा, 

| ( 816 / 08, बेगूसराय ) 
50 | श्री विनय कुमार, 

(824 / 08, जहानाबाद ) 
51 | श्री ब्रजेश कुमार 

( 931 / 08, भोजपुर ) 


भूमि सुधार उप - समाहर्ता, जिला परिवहन पदाधिकारी के पद पर 
दरभंगा सदर । 

पदस्थापन हेतु सेवा परिवहन विभाग में । 
भूमि सुधार उप - समाहर्ता, जिला परिवहन पदाधिकारी के पद पर 
बेगूसराय सदर । 

पदस्थापन हेतु सेवा परिवहन विभाग में । 
भूमि सुधार उप - समाहर्ता, जिला परिवहन पदाधिकारी के पद पर 
तेघड़ा ( बेगूसराय ) । पदस्थापन हेतु सेवा परिवहन विभाग में । 
भूमि सुधार उप - समाहर्ता, जिला परिवहन पदाधिकारी के पद पर 
मढ़ौरा, ( सारण ) 

पदस्थापन हेतु सेवा परिवहन विभाग में । 
भूमि सुधार उप - समाहर्ता, जिला परिवहन पदाधिकारी के पद पर 
बलिया ( बेगूसराय) । पदस्थापन हेतु सेवा परिवहन विभाग में । 
भूमि सुधार उप - समाहर्ता, । जिला परिवहन पदाधिकारी के पद पर 
मंझौल (बेगूसराय ) । पदस्थापन हेतु सेवा परिवहन विभाग में । 
भूमि सुधार उप - समाहर्ता, जिला परिवहन पदाधिकारी के पद पर 
बनमनखी ( पूर्णियाँ) । पदस्थापन हेतु सेवा परिवहन विभाग में । 
भूमि सुधार उप - समाहर्ता, जिला परिवहन पदाधिकारी के पद पर 
सोनपुर , ( सारण ) पदस्थापन हेतु सेवा परिवहन विभाग में । 
भूमि सुधार उप - समाहर्ता, जिला परिवहन पदाधिकारी के पद पर 
बॉका सदर । 

पदस्थापन हेतु सेवा परिवहन विभाग में । 
भूमि सुधार उप - समाहर्ता, जिला परिवहन पदाधिकारी के पद पर 
मसौढ़ी, ( पटना) । पदस्थापन हेतु सेवा परिवहन विभाग में । 


2. (i) जिला कल्याण पदाधिकारी, अररिया , वैशाली । 
( ii ) जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सीतामढ़ी, औरंगाबाद , मधुबनी, मुजफ्फरपुर, बाँका, नालंदा, नवादा । 
(iii ) जिला आपूर्ति पदाधिकारी , मोतिहारी , मुजफ्फरपुर, नवादा । 

उपर्युक्त सभी पद निर्वाची पदाधिकारी के रूप में घोषित हैं , इन रिक्त पदों पर आसन्न विधान सभा चुनाव 
के आलोक में पदस्थापन संबंधित विभाग द्वारा प्राथमिकता के आधार पर किया जाना आवश्यक है । 
3. यह दिनांक 01 अप्रील 2010 से प्रभावी होगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

अतुल कुमार सिन्हा, 
सरकार के उप - सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 498 - 571 +10- डी0टी0पी0 । 

Website : http ://egazette .bih .nic. in 


